: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 
संख्या 149 राँची , बुधवार 

11 मार्च, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 मार्च, 2015 


सं0सं0 -4/नि0सं0-12- 76 / 2014 का . 2204 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री राहुल वर्मा, प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, हजारीबाग सदर को दिनांक 05 फरवरी, 2014 से 04 मार्च, 2014 तक रूपांतरित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत एवं दिनांक 14 मार्च, 2014 से 19 मार्च, 2014 
तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 149--50 | 


